बिस्मिल्लाहिर्हमानिरहीम 


उलमाए राजमहल का पैगाम अवामे अहलेसुन्नत के नाम 


राजमहल, साहिबगंज, झारखंड के तमाम अवामो ख़वासे अहलेसुनतत को यह खुश 
ख़बरी दी जाती है कि राजमहल के तमाम उलमाए अहलेसुन्नत ने सिलसलों के गुजरे हुए 
इखि्तलाफात को खत्म करके अपनी गृलतियों, लगृजिशों और ज्यादतियों से तौबा करके 
इत्तिफाक और इत्तिहाद को कायम कर लिया है और आपसी रजामंदी के साथ एक 
इकरारनामा तैयार करके ताईदी दस्तखत भी किये हैं, ताकि तमाम अशरफी, रिजुवी और 
कलीमी उलमा और अवाम में आपसी इत्तिफाक और भाईचारा बना रहे। इस सिलसिले में 
शव्वालुल मुकर्रम 443 हि0, 7 मई 2022 ई0 को मुफती एजाज मिसबाही राजमहली 
साहिब किबला के मकान राजवाड़ा, राजमहल, साहिबगंज, झारखंड में अस्र से मगरिब के 
बीच कुछ जिम्मेदार उलमाए अहलेसुन्तत राजमहल की एक अहम बैठक हुई जिसमें नीचे 
दिए गए उमूर सबकी सहमति से ते हुए, और यह भी ते हुआ कि राजमहल के तमाम 
उलमा और अवाम को इस पर पाबंद रहना निहायत जरूरी हे। 


). तमाम सिलसिलेजाती इख्तिलाफात ख़त्म करके हम सारे उलमाए राजमहल आपसी मेल 
मिलाप को सदा कायम रखेंगे। 


2. गुजरे हुए इख्तिलाफ की बिना पर अशरफी और रिजुवी दोनों गिरोह की जानिब से 
असली या फर्जी नामों से जो तहरीरें और किताबचे वगैरह छप कर प्रकाशित हुए हैं उन 
सबको नकारते हुए अपनी बेजारी जाहिर करते हैं और यह अहृद (प्रण) लेते हैं कि आइंदा 
किसी भी आम मजलिस में या किसी बैठक में उसका जिक्र भी नहीं करेंगे। 


3. हम सब उलमाए राजमहल इस बात का अहद करते हैं कि सिलसिले के इख्तिलाफ की 
बिना पर किसी भी सिलसिले के मशाइख़् की तोहीन और तजलील नहीं करेंगे, ओर दूसरों 
को भी इससे बचायेंगे। 


4. हम सब यह अहद करते हैं कि सादाते किछोछा मुकददसा और खानवादये रिज॒विया व 
दूसरे ख़ानवादों के मशाइख़ की ताजीम व तकरीम करते रहेंगे। 


5. हम तमाम उलमा इस बात का हलफ (शपथ) लेते हैं कि अहलेसुनतत व जमाअत के 
किसी भी आलिम के बारे में सुनी सुनाई बतों पर भरोसा करते हुए उसकी किरदारकुशी 
(हनन) नहीं करेंगे, न ही उसके खिलाफ गूलत अफवाह फैलायेंगे, बल्कि अफवाह फैलाने 
वालों को सख्ती के साथ रोकेंगे। 


6. हम सब उलमा अहद करते हैं कि दीनो सुन्नियत की तरक्की और उसकी मजबूती के 
लिए एक होकर काम करेंगे और तमाम सुन्‍्नी तंजीमों, इदारों और संस्थाओं की भरपूर मदद 
करेंगें। 


7. हम सारे उलमाए राजमहल यह अहद करते हैं कि राजमहल के किसी जलसे में किसी 
ऐसे मुकर्रिर या किसी ऐसी शख्सियत को नहीं बुलायेंगे जो सिलसिले के इख्तिलाफ को 
हवा देते हैं। अगर कोई बुलाए तो सब मिलकर उसे रोकेंगे। 


मजलिस में मौजूद उलमाए किराम के नामः 

. हजरत मुफती रिजाउलहक मिसबाही साहिब किबला राजमहली (मानसिहा) 

2. हजरत मौलाना मोहम्मद नसीम रजा कादरी साहिब किबला राजमहली (कमाल टोला) 
3. हजरत मुफती मुमताज हुसैन मिसबाही साहिब किबला राजमहली (बागृ पंचरा उधवा) 
4. हजरत मौलाना जाकिर हुसैन मिसबाही साहिब किबला राजमहली (हसन टोला) 

5. हजरत मौलाना ऐश मोहम्मद साहिब किबला राजमहली (करबला) 

6. हजरत अल्लामा जलालुददीन नईमी साहिब किबला राजमहली (हसन टोला) 

7. हजरत अल्लामा अब्दुल ख़ालिक जामेई साहिब किबला राजमहली (हसन टोला) 

8. हजरत अल्लामा रईसुद्दीन साहिब किबला राजमहली (करबला) 

9, हजरत मुफती एजाज अहमद मिसबाही साहिब किबला राजमहली (राजवाडा) 

0. हजरत मुफती फीरोज अहमद साहिब किबला राजमहली (नीचे मटयाल) 

. हजरत मौलाना कुतृबुद्दीन साहिब किबला राजमहली (फुलबड़िया) 


2. हजरत मौलाना गुलाम यजुदानी मिसबाही साहिब किबला राजमहली (उमर अली टोला) 


3. राकिमुल हुरूफ शब्बीर अहमद राजमहली (मटयाल) 
4. हजरत हाफिज व कारी शजीरुद्दीन साहिब किबला राजमहली (बेरबनना) 
5. हजरत हाफिज व कारी फजले करीम साहिब किबला राजमहली (हाफी टोला) 


इसके बाद 6 शव्वालुल मुररम 443 हि0, 8 मई 2022 बरोज इतवार ईदगाह 
फुलबडिया राजमहल साहिबगंज झारखंड मे राजमहल के उलमाए अहलेसुनत की एक आम 
मजसिल हुई जिसे मजुकूरा उलमाए किराम के अलावा तकरीबन 200 से ज़्यादा अकाबिर 
असागिर उलमाए अहलेसुनतत राजमहल शरीक हुए। सबके सामने इत्तिहादी अहदनामा 
पढ़कर सुनाया गया, तमाम उलमा खुश हुए और सबने मिलकर ताईदी दस्तखत भी किए। 
उनमें से चंद उलमा के नाम यह हें: 


. मौलाना फारूक हुसैन शमसी (प्यारपुर) 2. मुफती मुताहिर हुसैन (अमानत, 
प्यारपुर) 3. मुफ्ती अब्दुस्सलाम मिसबाही (बेगमगंज) 4. मौलाना नूरूलहक फैजी 
(बेगमगंज) 5. मौलाना शमऊन अहमद जामेई (परानपुर) 6. मौलाना अक्कास अली नईमी 
(परानपुर) 7. मुफती हफीजुर्रहमान मिसबाही (महाजन टोला) 8. मुफती अब्दुल जब्बार 
मिस्बाही (कमाल टोला) 9. मौलाना मुतीउर्रहमान मजहरी (दरगाह डांगा) 0. मौलाना 
अब्दुल खालिक (बागृ पंचरा उधवा) . मौलाना अब्दुल रकौब (राजवाड़ा) 2. मौलाना 
कमर रजा अमजदी (खेर पाड़ा) 3. मौलाना बरकत रजा मिसबाही (फूलबड़िया) ॥4. 
मौलाना अब्दुल हक मंजुरी (फूलबड़िया) 5. मौलाना असीरुद्दीन नईमी (बाबू टोला) 6. 
हाफिजो कारी शाहिद रजा (मानसिंहा) 7. मुफती शफी आलम जामेई (जामनगर बेरबन्ना) 
8. मौलाना नकीरुद्दीन खैरपाडा) 9. मौलाना साजिद हुसैन जामेई (बैरबन्ना) 20. मौलाना 
अब्दुलवाजिद (हसन टोला) 


मुरत्तिबः शब्बीर अहमद राजमहली 


राब्ता नंबर: 7766993992 


